PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JAN. 19, 2010 (PAUS. 29 , 1931 SAKA) 


25 


गृह विभाग 


आदेश 


दिनांक 12 जनवरी, 2010 


संख्या 300 /पी0-4 .-- चूंकि , भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा 
सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 8690 / पी-4, दिनांक 4 जुलाई , 2009 में वर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक 
प्रयोजन अर्थात् गांव सलम्बा, तहसील नूंह तथा जिला मेवात में पुलिस लाइन के भवन तथा नूंह में इसके स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 
अपेक्षित घोषित की गई है । 


इसलिए, अब , भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. 

हरियाणा 
के राज्यपाल, इसके द्वारा, भूमि अर्जन कलक्टर, गुड़गांव को निर्देश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न 
विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें । 


कृष्ण मोहन , 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग , चण्डीगढ़ । 


HOME DEPARTMENT 


Order 


The 12th January, 2010 


No. 300/ P -4.--- Whereas, the land described in the Haryana Govermment , Home Department, notification 
No : .0/ P -4, dated the 4th July, 2008, issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), has 
beer - clared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely , for the construction of 
building of Police Lines and its staff quarters at Nuh , in Village Salamba , Tehsil Nuh and DistrictMewat. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the land Acquisition Act, 1894 
( Ait I of 1894 ), the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, Gurgaon to take order for 
this acquisition of land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid 
notification. 


KRISHNA MOHAN , 
Financial Commissioner and Principal Secretary 
to Government ! ... vana, Home Department, Chandigarh . 


FOOD AND SUPLIES DEPARTMENT 


The 6th January , 2010 


No. 17 /3 /95-2FS. - In supersession of the Government Notification issued vide No. 17 / 3 /95-7FS / 15644 
15648, dated 21st July, 2009, the Governor of Haryana in exercise of the powers conferred on him 
under Section 5 (Chapter II ) Standards of Weight and Measures (Enforcement) Act, 1985 is pleased to order that 


26 


HARYANA GOVT. GAZ . , JAN . 19 , 2010 (PAUS. 29 , 1931 SAKA ) 


[ PARTI 


Shri Balraj Singh , IAS , Special Secretary to Government Haryana-cum -Director, Food and Supplies Department will 
also hold the charge of the post of Controller, LegalMetrology, Haryana in addition to his own duties with effect 
from the date of his joining as Director Food and Supplies i. e. 20th November, 2009 ( AN ). 


Chandigarh : 
The 4th January , 2010 


L. S. M. SALINS, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana, Food and Supplies Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 11 जनवरी , 2010 


क्रमांक 1975 - ज-2-2009/ 374. - श्री करता राम पुत्र स्व ० श्री बीरू राम निवासी, गांव हरसोला, तहसील कैथल, जिला कैथल को 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए) , (1 ) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 3052 - ज -11-75 / 5303, दिनांक 28 फरवरी , 1975 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । 
इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-1-1979/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/ -रुपये वार्षिक , अधिसूचना 
क्रमांक 2944- ज - 2-93/15918, दिनांक 26 जून, 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिर्क की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया 


गया था । 


2 . 


अब, श्री करता राम की दिनांक 17 मार्च, 2000 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व ० श्री करता राम की पत्नी श्रीमती मामो देवी के नाम फसल रबी-2000 से 1000/ -रुपये तथा इसके 
पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई 
शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 4 जनवरी, 2010 


महेश स्वामी, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 7th January , 2010 
No. 161/8WS.— Whereas, the land described in the Haryana Government, Notification under Section 4 issued 
vide this office letter No. 4374 /8 -WS, dated 4th May , 2009 and under Section 6 issued vide 
No. 12702 /8 -WS, dated 17th December, 2009 under Land Acquisition Act, 1894 hasbeen declared to be needed by the 
Government, at the public expenses for a public purpose, namely , for constructing Chanana Drain from RD 0 to 4200 
outfall at RD 14500 - R Siwani Canal, in Villages Miran and Chanana , Tehsil Tosham and District Bhiwani. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Land Acquisition Act , 1894 the 
Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, Hisar (Irrigation Branch ), to take order for 
acquisition of land described in the specification appended to declaration published with the notification . 


By the order ofGovernor of Haryana . 


GULAB SINGH NARWAL , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle, Bhiwani . 


46605 -- C.S .--- H.G.P ., Chd . 


